रजिस्ट्री सं० डी० एल०- 33004/ 99 


REGD. NO . D . L .-33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग III - खण्ड 4 
PART III - Section4 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , बुधवार , नवम्बर 3 , 2010 / कार्तिक 12 , 1932 
NEW DELHI, WEDNESDAY , NOVEMBER 3, 2010 /KARTIKA 12, 1932 


288 ] 
No . 288 ] 


भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् 

- अधिसूचना 

नई दिल्ली, 17 सितम्बर , 2010 
सं. भा . आ.प . 34 ( 41 ) /2010- मेडि ./29127 . - भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 
1956 ( 1956 का 102 ) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, " प्रतिवर्ष एम. बी. बी . 
एस. में 50 दाखिलों के लिए न्यूनतम मानक शर्ते विनियमावली, 1999 " में पुन: संशोधन करने हेतु 
भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतदद्वारा निम्नलिखित विनियम 
बनाती है, नामतः - 
1 . इन विनियमों को " प्रतिवर्ष एम .बी . बी .एस. में 50 दाखिलों के लिए न्यूनतम मानक शर्ते 

विनियमावली, ( संशोधन) 2010 " कहा जाए । 


" प्रतिवर्ष एम. बी. बी.एस. में 50 दाखिलों के लिए न्यूनतम मानक शर्ते विनियमावली , 1999 " में 
किए गए निम्नलिखित परिवर्धनों / संशोधनों / विलोपों / प्रतिस्थापनों को निम्नलिखित रूप में 
पुनः संशोधित किया जाएगा : 


3. 


दिनांक 08 . 07 . 2009 की अधिसूचना के अंतर्गत यथा संशोधित " सामान्य अभ्युक्तियां " 
शीर्षक के अंतर्गत अनुसूची - 1 , खण्ड ख. 1. 1 में पहला पैराग्राफ निम्नलिखित द्वारा 
प्रतिस्थापित किया जाएगा : 


" भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद को आवेदन करने के समय, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद 
द्वारा किए जाने वाले अस्पताल के आरंभ के समय और मेडिकल कालेज के दूसरे 
नवीकरण तक न्यूनतम 60 प्रतिशत आकूपेंसी वाला 300 बिस्तरों का एक कार्यात्मक 
अध्यापन अस्पताल उपलब्ध होगा तीसरे नवीकरण हेतु और उत्तरवर्ती नवीकरणों तथा 
मान्यता हेतु निरीक्षण के समय न्यनूतम 75 प्रतिशत की बिस्तर आकूपेंसी होगी " 


दिनांक 13.11. 2009 की अधिसूचना के अंतर्गत यथा संशोधित अनुसूची 1 में खण्ड ख 1.8 

निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा : 
4285 G / 2010 

( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART III - SEC . 4] 


" इनडोर बिस्तर आकूपेंसी - इनडोर बिस्तरों की औसत आकूपेंसी न्यूनतम 75 प्रतिशत 
प्रतिवर्ष होगी 


शर्ते कि मूल्यांकन पर पूर्वोत्तर राज्यों और पर्वतीय राज्यों में 50 छात्रों की वार्षिक 
प्रवेश क्षमता वाले कालेजों के लिए निरीक्षण के समय यह न्यूनतम 50 प्रतिशत होगी जिसे 
उत्तरवर्ती वार्षिक नवीकरणों और मान्यता हेतु बढ़ाकर न्यूनतम 60 प्रतिशत कर दिया जाएगा । 


" अस्पताल में नैदानिक विभाग : - बिस्तरों और इकाइयों की आवश्यकता शीर्षक के अंतर्गत 
अनुसूची - 1 में खण्ड ख . 1.9 निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा : 


"प्रतिवर्ष 50 दाखिलों के लिए बिस्तरों की अपेक्षित संख्या 300 है और उनका वितरण 
निम्नलिखित रूप में होगा : 
(i) मेडिसिन एवं संबद्ध विशेषज्ञताएं : 

अपेक्षित बिस्तरें / इकाईयां 
जनरल मेडिसिन 

72 / 3 
बाल चिकित्सा 

24 / 2 
तपेदिक एवं वक्ष 

08 / 1 
त्वचा एवं रति रोग 

08 / 1 
मनश्चिकित्सा 

08 / 1 
कुल 

120 / 8 


-No+ 


( ii ) 


शल्यचिकित्सा एवं संबद्ध विशेषताएं : 


AON: 


सामान्य शल्यचिकित्सा 
अस्थिरोग विज्ञान 
नेत्ररोग विज्ञान 
आटो रॉयनोलैरेंजोलॉजी 


अपेक्षित बिस्तरें / इकाईयां 

90 / 3 
30 / 2 
10 / 1 
10 / 1 
140 


कुल 


(iii) प्रसूति एवं स्त्रीरोग विज्ञानः 


अपेक्षित बिस्तरें / इकाईयां 


1. 


25 


प्रसूति 
स्त्रीरोग विज्ञान 


15 
40 / 2 


कुल 


( iv ) 


सकल जोड़ 


300 " 


6 . "विभाग - वार स्टाफ की आवश्यकता - गैर - नैदानिक " शीर्षक के अंतर्गत अनुसूची - में 

क्रम संख्या ( 7 ) पर " फोरेंसिक मेडिसिन विभाग " शीर्षक के अंतर्गत एसोसिएट प्रोफेसर 
और सहायक प्रोफेसर के पद के सामने दी गई स्टाफ की अपेक्षित संख्या निम्नलिखित 
रूप में प्रतिस्थापित की जाएगी : 


"2. 


एसोसिएट प्रोफेसर 


3. 


सहायक प्रोफेसर । 


1 " 


[ भाग III - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


- 


7. 6) “ ग . विभाग - वार स्टाफ की आवश्यकता - नैदानिक विभाग " शीर्षक के अंतर्गत 

अनुसूची - में कम संख्या ( 8) पर " प्रसूति एवं स्त्रीरोग विज्ञान विभाग " शीर्षक के 
अंतर्गत सहायक प्रोफेसर के पद के सामने दी गई स्टाफ की अपेक्षित संख्या " 2 " के 

स्थान पर " 3 " द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी 
(ii ) " ग. विभाग - वार स्टाफ की आवश्यकता - नैदानिक विभाग " शीर्षक के अंतर्गत 

अनुसूची - में कम संख्या (७ ) पर " रेडियो - डायग्नोसिस विभाग " शीर्षक के अंतर्गत 
एसोसिएट प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर के पद के सामने दी गई स्टाफ की 
अपेक्षित संख्या निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित की जाएगी : 


" 2. 


एसोसिएट प्रोफेसर 


3. 


सहायक प्रोफेसर 


(iii) ग. विभाग - वार स्टाफ की आवश्यकता - नैदानिक विभाग " शीर्षक के अंतर्गत 

अनुसूची - में कम संख्या ( 13 ) पर " दंत चिकित्सा विभाग " शीर्षक के अंतर्गत 
एसोसिएट प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर के पद के सामने दी गई स्टाफ की 
अपेक्षित संख्या निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित की जाएगी : 


"2 . 


एसोसिएट प्रोफेसर 


3. सहायक प्रोफेसर 1 " 

डॉ. पी. प्रसन्नाराज, अपर सचिव 
[ विज्ञापन - III /4/ 100 / 10 - असा.] 

422 
पाद टिप्पणीः प्रधान विनियमावली नामतः प्रतिवर्ष एम. बी. बी . एस. में 50 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्ते 

विनियमावली, 1999 " भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की दिनांक 30 मार्च, 1999 की 
अधिसूचना संख्या 35 ( 1) / 1998 - मेड (ii) के अंतर्गत दिनांक 29 अप्रैल , 1999 को 
भारत के गजट के भाग - III, धारा ( 4 ) में प्रकाशित की गई थी और इसे दिनांक 24 
जून 1999 के शुद्धिपत्र द्वारा संशोधित और दिनांक 20 अक्तूबर, 2008, 8 जुलाई, 2009 , 
13 नवंबर, 2009, 18 जनवरी, 2010, 30 जनवरी, 2010 और 26 फरवरी , 2010 की 
अधिसूचना के अंतर्गत पुनः संशोधित किया गया था । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

(PART III — SEC. 41 
MEDICAL COUNCIL OF INDIA 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 17th September , 2010 

No. MCI- 34 ( 41 )/ 2010 -Med . 729127. - In exercise of the powers 
conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 ( 102 of 1956 ), 
the Medical Council of India with the previous sanction of the Central 
Government hereby makes the following regulations to further amend the 
“ Minimum Standard Requirements for 50 MBBS Admissions Annually 
Regulations, 1999 " namely : 


1 . 


These regulations may be called the “ Minimum Standard Requirements 
for 50 MBBS Admissions Annually Regulations ( Amendment), 2010 ” . 


In the Minimum Standard Requirements for 50 MBBS Admissions 
Annually Regulations, 1999, the following additions / modifications / 
deletions / substitutions, shall be further amended as under: 


In Schedule I, Clause B . 1.1 under the heading General Remarks as 
amended vide notification dated 08 /07/2009 , the first paragraph shall be 
substituted with the following : - 


“ A functional teaching hospital with 300 beds having a minimum of 60 % 
bed occupancy shall be available at the time of submission of application to 
Medical Council of India , at the time of inception of the hospital by 
Medical Council of India and upto 2nd renewal of the medical college . 
There shall be minimum of 75 % bed occupancy at the time of inspection 
for third renewal and thereafter for subsequent renewals and recognition ." 


In Schedule 1, Clause B . 1. 8 , as amended vide notification dated 
13 / 11/2009 , shall be substituted with the following: - 


“ Indoor bed occupancy - Average occupancy of indoor beds shall be a 
minimum of 75 % per annum . 
Provided that it shall be minimum of 50 % at the time of inception which 
shall be increased to minimum of 60 % for subsequent annual renewals and 
recognition for a college having annual intake of 50 students in North 
Eastern States and Hill States on assessment." 


In Schedule I, Clause B . 1. 9 under the heading Clinical Departments in 
the Hospital - Requirement of beds and units shall be substituted as 
under : - 


" The number of beds required for 50 admissions annually are 300 and 
their distribution shall be as under : - 


[ TT (11 


4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(i ) 


MEDICINE AND ALLIED SPECIALTIES : 


1. General Medicine 
2 . Paediatrics 
3 . TB & Chest 
4 . Skin & VD 
5 . Psychiatry 


Beds/ units required 

72/ 3 
24 /2 
08 / 1 
08 / 1 
08 / 1 


Total 


120 / 8 


(ii) SURGERY AND ALLIED SPECIALTIES : 

Beds/units required 
1. General Surgery 

90 /3 
2 . Orthopaedics 

30 / 2 
Ophthalmology 

10 / 1 
4 . Oto -Rhinolaryngology 

10 / 1 
Total 

140 
(iii ) OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY: 

Beds/units required 
1. Obstetrics 
2 . Gynaecology 

15 
Total 

40 / 2 


25 


( iv ) GRAND TOTAL 


300 " 


In Schedule II , under the heading DEPARTMENTWISE STAFF 
REQUIREMENTS - NON - CLINICAL at Sl. No . ( 7 ) under the heading 
‘ DEPARTMENT OF FORENSIC MEDICINE , the Staff strength 
required against the post of Associate Professor and Assistant Professor 
shall be substituted as under : - 


“ 2 . 
3 . 


Assoc . Prof. 
Asstt . Prof. 


70) . In Schedule II , under the heading C . DEPARTMENTWISE STAFF 

REQUIREMENTS - CLINICAL DEPARTMENTS at Sl. No. ( 8 ) under 
the heading “DEPARTMENT OF OBSTETRICS AND 
GYNAECOLOGY , the Staff strength required against the post of 
Assistant Professor shall be substituted with 3 instead of 2 . 


( ii ). 


In Schedule II, under the heading C . DEPARTMENTWISE STAFF 
REQUIREMENTS - CLINICAL DEPARTMENTS at Sl. No . (9 ) under 
the heading “ DEPARTMENT OF RADIO -DIAGNOSIS , the Staff 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART III _ SEc. 4 ] 


strength required against the post of Associate Professor and Assistant 
Professor shall be substituted as under : - 


2. 
3 . 


Assoc. Prof. 
Asstt . Prof. 


. 1 


" 


( iii ). 


In Schedule II , under the heading C . DEPARTMENTWISE STAFF 
REQUIREMENTS - CLINICAL DEPARTMENTS at Sl. No. ( 13 ) 
under the heading DEPARTMENT OF DENTISTRY , the Staff 
strength required against the post of Associate Professor and Assistant 
Professor shall be substituted as under : - 


3. 


Assoc . Prof. 
Asstt . Prof . 


1 " 


Dr. P. PRASANNARAJ, Addl. Secy . 

[ ADVT -III/4/100 / 10 / Exty .] 
Foot Note : The Principal Regulations namely , “ Minimum Requirements for 50 

MBBS Admissions Annually Regulations, 1999 " were published in 
Part - III , Section (4 ) of the Gazette of India on the 29th April, 1999 , 
vide Medical Council of India Notification No. 35 ( 1 )/ 1998 - Med .(ii ) 
dated the 30th March , 1999 and amended vide corrigendum dated 24 " 
June , 1999 and further amended vide Notification dated 20th October, 
2008, 8th July , 2009, 13th November, 2009, 18th January, 2010, 30th 
January , 2010 and 26 " February, 2010 . 

अधिसूचना 

__ नई दिल्ली, 17 सितम्बर , 2010 
सं . भा . आ . प. 34( 41 ) / 2010 - मेडि ./ 29127. - भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 
1956 ( 1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, " प्रतिवर्ष एम. बी . बी. 
एस. में 100 दाखिलों के लिए न्यूनतम मानक शर्ते विनियमावली, 1999 " में पुनः संशोधन करने हेतु 
भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतदद्वारा निम्नलिखित विनियम 
बनाती है, नामतः - 


1. 


इन विनियमों को " प्रतिवर्ष एम. बी .बी .एस. में 100 दाखिलों के लिए न्यूनतम मानक शर्ते 
विनियमावली, (संशोधन ) 2010 " कहा जाए। 


" प्रतिवर्ष एम. बी. बी. एस . में 100 दाखिलों के लिए न्यूनतम मानक शर्ते विनियमावली, 1999 " में 
किए गए निम्नलिखित परिवर्धनों / संशोधनों / विलोपों / प्रतिस्थापनों को निम्नलिखित रूप में 
पुनः संशोधित किया जाएगा : 


3. 


दिनांक 01.12.2008 की अधिसूचना के अंतर्गत यथा संशोधित " सामान्य अभ्युक्तियां " 
शीर्षक के अंतर्गत अनुसूची - 1, खण्ड ख . 1.1 में पहला पैराग्राफ निम्नलिखित द्वारा 
प्रतिस्थापित किया जाएगा : 


[ भाग III - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


" भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद को आवेदन करने के समय , भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद 
द्वारा किए जाने वाले अस्पताल के आरंभ के समय और मेडिकल कालेज के दूसरे 
नवीकरण तक न्यूनतम 60 प्रतिशत आकूपेंसी वाला 300 बिस्तरों का एक कार्यात्मक 
अध्यापन अस्पताल उपलब्ध होगा। तीसरे नवीकरण हेतु 500 बिस्तरों और उत्तरवर्ती 
नवीकरणों तथा मान्यता हेतु निरीक्षण के समय न्यनूतम 75 प्रतिशत की बिस्तर 
आकूपेंसी होगी। " 


दिनांक 13. 11. 2009 की अधिसूचना के अंतर्गत यथा संशोधित अनुसूची 1 में खण्ड ख 1. 8 
निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा : 


" इनडोर बिस्तर आकूपेंसी - इनडोर बिस्तरों की औसत आकूपेंसी न्यूनतम 75 प्रतिशत 
प्रतिवर्ष होगी । 


बशर्ते कि मूल्यांकन पर पूर्वोत्तर राज्यों और पर्वतीय राज्यों में 100 छात्रों की वार्षिक प्रवेश 
क्षमता वाले कालेजों के लिए निरीक्षण के समय यह न्यूनतम 50 प्रतिशत होगी ,जिसे 
उत्तरवर्ती वार्षिक नवीकरणों और मान्यता हेतु बढ़ाकर न्यूनतम 60 प्रतिशत कर दिया जाएगा। 


" प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान " शीर्षक के अंतर्गत अनुसूची -1 में खण्ड ख. 1.9 (ii ) 
निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा : 
" प्रतिवर्ष 100 दाखिलों के लिए बिस्तरों की अपेक्षित संख्या 300 है और उनका वितरण 
निम्नलिखित रूप में होगा : 
"(iii) प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान : . 

अपेक्षित बिस्तरें / इकाईयां 
प्रसूति 
स्त्री रोग विज्ञान 

300 


30 


कुल 


60 / 2 " 


6 (6 ) "विभाग – वार स्टाफ की आवश्यकता - गैर - नैदानिक " शीर्षक के अंतर्गत अनुसूची - में 

कम संख्या ( 4 ) पर " रोग विज्ञान विभाग " शीर्षक के अंतर्गत एसोसिएट प्रोफेसर और 
ट्यूटर और प्रदर्शकों के पद के सामने दी गई स्टाफ की अपेक्षित संख्या निम्नलिखित 
रूप में प्रतिस्थापित की जाएगी : 


"2. एसोसिएट प्रोफेसर 
4. ट्यूटर / प्रदर्शक 


(ii ) " ग. विभाग - वार स्टाफ की आवश्यकता - गैर - नैदानिक विभाग " शीर्षक के अंतर्गत 

अनुसूची - में कम संख्या ( 7) पर " फोरेंसिक मेडिसिन विभाग " शीर्षक के अंतर्गत 
एसोसिएट प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर के पद के सामने दी गई स्टाफ की अपेक्षित 
संख्या निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित की जाएगी : 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 4] 


एसोसिएट प्रोफेसर 


___ 3. 


सहायक प्रोफेसर - 


1 


7. (1) " ग. विभाग - वार स्टाफ की आवश्यकता - नैदानिक विभाग " शीर्षक के अंतर्गत 

अनुसूची - में कम संख्या ( 8 ) पर "प्रसूति एवं स्त्रीरोग विज्ञान विभाग " शीर्षक के 
अंतर्गत एसोसिएट प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर के पद के सामने दी गई स्टाफ 
की अपेक्षित संख्या निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित की जाएगी : 


"2. एसोसिएट प्रोफेसर 
... 3. सहायक प्रोफेसर 


(ii ) ग . विभाग - वार स्टाफ की आवश्यकता - नैदानिक विभाग " शीर्षक के अंतर्गत 

अनुसूची - में कम संख्या ( ७) पर “ रेडियो - डायग्नोसिस विभाग " शीर्षक के अंतर्गत 

सहायक प्रोफेसर / व्याख्याता के पद के सामने दी गई स्टाफ की अपेक्षित संख्या 
.. " 2 " के स्थान " 1 " द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी । 
(iii) " ग. विभाग - वार स्टाफ की आवश्यकता - नैदानिक विभाग " शीर्षक के अंतर्गत 

अनुसूची - में कम संख्या (13) पर "दंत चिकित्सा विभाग " शीर्षक के अंतर्गत 
एसोसिएट प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर के पद के सामने दी गई स्टाफ की 
अपेक्षित संख्या निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित की जाएगी : 


" 2. 


एसोसिएट प्रोफेसर 


3. 


सहायक प्रोफेसर 


डॉ . पी . प्रसन्नाराज , अपर सचिव 
[ विज्ञापन - III/4 / 100 /10 - असा. ] 


पाद टिप्पणी : प्रधान विनियमावली नामतः प्रतिवर्ष एम. बी .बी .एस. में 100 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्ते 

विनियमावली, 1999 " भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की दिनांक 30 मार्च, 1999 की 
अधिसूचना संख्या 35 ( 1) / 1998 - मेड ( i ) के अंतर्गत दिनांक 29 अप्रैल, 1999 को 
भारत के गजट के भाग - III, धारा ( 4 ) में प्रकाशित की गई थी और इसे दिनांक 24 
जून 1999 के शुद्धिपत्र द्वारा संशोधित और दिनांक 20 अक्तूबर, 2008 , 1 दिसंबर , 
2008, 13 नवंबर , 2009, 18 जनवरी, 2010, 30 जनवरी, 2010 और 26 फरवरी, 2010 
की अधिसूचना के अंतर्गत पुनः संशोधित किया गया था । 


( 


34 ) 

भारत का राजपत्र : असाधारण 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 17th September, 2010 
No . MCI- 34 (41 )/2010 -Med ./29127 . - In exercise of the powers conferred 
by Section 33 of the Indian Medical Council Act , 1956 (102 of 1956 ), the Medical 
Council of India with the previous sanction of the Central Government hereby 
makes the following regulations to further amend the “ Minimum Standard 
Requirements for 100 MBBS Admissions Annually Regulations, 1999 " namely : 


1. 


These regulations may be called the " Minimum Standard Requirements for 
100 MBBS Admissions Annually Regulations ( Amendment), 2010 ” . 


ا 


In the Minimum Standard Requirements for 100 MBBS Admissions 
Annually Regulations, 1999 , the following additions / modifications / 
deletions / substitutions, shall be further amended as under : 


س 


In Schedule I , Clause B .1. 1 under the heading " General Remarks as 
amended vide notification dated 01/ 12 /2008 , the first paragraph shall be 
substituted with the following : - 


" A functional teaching hospital with 300 beds having a minimum of 60 % 
indoor bed occupancy shall be available at the time of submission of 
application to Medical Council of India , at the time of inception of the 
hospital by Medical Council of India and upto 2nd renewal of the medical 
college . The bed strength shall be 500 with minimum of 75 % bed occupancy 
at the time of inspection for third renewal and thereafter for subsequent 
renewals and recognition ." 


In Schedule I, Clause B .1.8 , as amended vide notification 
13 / 11 / 2009, shall be substituted with the following: - 


dated 


" Indoor bed occupancy – Average occupancy of indoor beds shall be a minimum 
of 75 % per annum . 
Provided that it shall be minimum of 50 % at the time of inception which shall 
be increased to minimum of 60 % for subsequent annual renewals and 
recognition for a college having annual intake of 100 students in North Eastern 
States and Hill States on assessment. " 


In Schedule I, Clause B . 1 .9 (iii) under the heading OBSTETRICS AND 
GYNAECOLOGY shall be substituted as under : - 


" (iii) OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY : 


30 


60 /2 " 


Beds/units required 
1. Obstetrics 
2 . Gynaecology 

30 
Total 
6(i). In Schedule II , under the heading DEPARTMENT WISE STAFF 

REQUIREMENTS - NON -CLINICAL at $ 1. No. (4 ) under the heading 
DEPARTMENTOF PATHOLOGY , the Staff strength required against the post 
of Associate Professor and Tutors /Demonstrators shall be substituted as under : - 


" 2 . 


Assoc . Prof. 
Tutor/Demonstrators 


4 . 


14285 /GIV 10 - 2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III-- - Sec . 4 ] 


( ii) . 


In Schedule II, under the heading " DEPARTMENT WISE STAFF 
REQUIREMENTS - NON -CLINICAL at Sl. No. (7 ) under the heading 
DEPARTMENT OF FORENSIC MEDICINE , the Staff strength required against 
the post of Associate Professor and Assistant Professor shall be substituted as 
under: - 


2 
3 . 


Assoc . Prof. 
Asstt . Prof. 


7 ( i). 


In Schedule II, under the heading C . DEPARTMENT WISE STAFF 
REQUIREMENTS - CLINICAL DEPARTMENTS at Sl. No . (8 ) under the 
heading DEPARTMENT OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY , the Staff 
strength required against the post of Associate Professor and Assistant Professor 
shall be substituted as under : - 


2 
3. 


Assoc . Prof. 
Asstt. Prof. 


UN 


(ii ). 


In Schedule II , under the heading C . DEPARTMENT WISE STAFF 
REQUIREMENTS - CLINICAL DEPARTMENTS at Sl. No. (9 ) under the 
heading “ DEPARTMENT OF RADIO - DIAGNOSIS , the Staff strength required 
against the post of Assistant Professor/Lecturer shall be substituted with #l 
instead of 2 . 


( iii ). 


In Schedule II , under the heading C . DEPARTMENTWISE STAFF 
REQUIREMENTS - CLINICAL DEPARTMENTS at Sl. No . ( 13 ) under the 
heading “DEPARTMENT OF DENTISTRY , the Staff strength required against 
the post of Associate Professor and Assistant Professor shall be substituted as 
under : - 


وي دي 


Assoc . Prof. 
Asstt . Prof. 


Dr. P. PRASANNARAJ, Addl. Secy . 

TADVT - I11/4 / 100 / 10 / Exty .1 


Foot Note : 


The Principal Regulations namely , “Minimum Requirements for 100 
MBBS Admissions Annually Regulations, 1999 were published in Part 
III, Section (4 ) of the Gazette of India on the 29th April , 1999 , vide 
Medical Council of India Notification No . 35 (1 ) / 1998 -Med . ( ii ) dated the 
30th March , 1999 and amended vide corrigendum dated 24th June , 1999 and 
further amended vide Notification dated 20th October, 2008 , is December, 
2008, 13th November , 2009 , 18th January , 2010 , 30th January, 2010 and 
26th February, 2010 . 


[ भाग III - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


. अधिसूचना 

नई दिल्ली , 17 सितम्बर , 2010 
सं. भा . आ.प . 34( 41 ) / 2010 - मेडि ./ 29127 .-- भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 
1956 (1956 का 102 ) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए , “ प्रतिवर्ष एम. बी .बी. 
एस. में 150 दाखिलों के लिए न्यूनतम मानक शर्ते विनियमावली, 1999 " में पुनः संशोधन करने हेतु 
भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् , केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम 
बनाती है, नामतः - 
1. इन विनियमों को " प्रतिवर्ष एम. बी . बी . एस . में 150 दाखिलों के लिए न्यूनतम मानक शर्ते 

विनियमावली, ( संशोधन) 2010 " कहा जाए । 


" प्रतिवर्ष एम. बी. बी. एस. में 150 दाखिलों के लिए न्यूनतम मानक शर्ते विनियमावली, 1999 " में 
किए गए निम्नलिखित परिवर्धनों / संशोधनों / विलोपों / प्रतिस्थापनों को निम्नलिखित रूप में 
पुनः संशोधित किया जाएगा : 


दिनांक 08 . 07 .2009 की अधिसूचना के अंतर्गत यथा संशोधित “ सामान्य अभ्युक्तियां " 
शीर्षक के अंतर्गत अनुसूची - 1, खण्ड ख . 1 .1 में पहला पैराग्राफ निम्नलिखित द्वारा 
प्रतिस्थापित किया जाएगा : 


. " भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद को आवेदन करने के समय, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद 
द्वारा किए जाने वाले अस्पताल के आरंभ के समय और मेडिकल कालेज के दूसरे 
नवीकरण तक न्यूनतम 60 प्रतिशत आकूपेंसी वाला 300 बिस्तरों का एक कार्यात्मक 
अध्यापन अस्पताल उपलब्ध होगा तीसरे नवीकरण हेतु और उत्तरवर्ती नवीकरणों तथा 
मान्यता हेतु निरीक्षण के समय न्यनूतम 75 प्रतिशत की बिस्तर आकूपेंसी होगी " 


दिनांक 13 .11.2009 की अधिसूचना के अंतर्गत यथा संशोधित अनुसूची 1 में खण्ड ख 1.3 
निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा : 


" इनडोर बिस्तर आकूपेंसी - इनडोर बिस्तरों की औसत आकूपेंसी न्यूनतम 75 प्रतिशत 
प्रतिवर्ष होगी " 


" अस्पताल में नैदानिक विभाग : - बिस्तरों और इकाइयों की आवश्यकता " शीर्षक के अंतर्गत 
अनुसूची - 1 में खण्ड ख . 1. 9 निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा : 


" प्रतिवर्ष 150 दाखिलों के लिए बिस्तरों की अपेक्षित संख्या 700 है और उनका वितरण 
नैदानिक अध्यापन के उद्देश्य के लिए निम्नलिखित रूप में किया जाएगा नामत : 


ANA 


(i) 


मेडिसिन एवं संबद्ध विशेषज्ञताएं : 


1. 


जनरल मेडिसिन 


अपेक्षित बिस्तरें / इकाईयां 

150 / 6 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART III - SEc . 4 ] 


बाल चिकित्सा 
तपेदिक एवं श्वसनी रोग 
त्वचा रोग, रति रोग, कुष्ठ रोग 
मनश्चिकित्सा 


90 / 3 
30 / 1 
15 / 1 
15 / 1 


कुल 


300 


(ii ) 


शल्यचिकित्सा एवं संबद्ध विशेषताएं : 


- 


सामान्य शल्यचिकित्सा 
अस्थिरोग विज्ञान 
नेत्ररोग विज्ञान 
आटो रॉयनोलैरेंजोलॉजी 


अपेक्षित बिस्तरें / इकाईयां 

150 / 6 
90 / 3 
30 / 1 
30 / 1 


लं 


कुल 


300 


(iii) प्रसूति एवं स्त्रीरोग विज्ञान: 


अपेक्षित बिस्तरें / इकाईयां 


प्रसूति 


स्त्रीरोग विज्ञान 


40 


कुल 


कुल 


100 / 3 


( iv ) 


सकल जोड़ 


700 " 


6.(i ) "विभाग – वार स्टाफ की आवश्यकता - गैर - नैदानिक " शीर्षक के अंतर्गत अनुसूची - में 

क्रम संख्या ( 4 ) पर “ रोग विज्ञान विभाग " शीर्षक के अंतर्गत सहायक प्रोफेसर और 
ट्यूटरों / प्रदर्शकों के पद के सामने दी गई स्टाफ की अपेक्षित संख्या निम्नलिखित रूप 
में प्रतिस्थापित की जाएगी : 


" 3 
4 . 


सहायक प्रोफेसर 
ट्यूटर / प्रदर्शक 


(ii ) 


"विभाग - वार स्टाफ की आवश्यकता - गैर - नैदानिक विभाग " शीर्षक के अंतर्गत 
अनुसूची - में कम संख्या ( 7) पर " फोरेंसिक मेडिसिन विभाग " शीर्षक के अंतर्गत 
सहायक प्रोफेसर के पद के सामने दी गई स्टाफ की अपेक्षित संख्या " 2 " के स्थान पर 
" 1 " द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी 


7 . (i ) " ग . विभाग - वार स्टाफ की आवश्यकता - नैदानिक विभाग " शीर्षक के अंतर्गत 

अनुसूची - में कम संख्या ( 6 ) पर " आटो रॉयनोलैरेंजोलॉजी विभाग " शीर्षक के 


[ भाग HI - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण .. 


. . 


- 


% 


अंतर्गत एसोसिएट प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर / व्याख्याता के पद के सामने दी 
गई स्टाफ की अपेक्षित संख्या निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित की जाएगी : 


"2. 
3. 


एसोसिएट प्रोफेसर 
सहायक प्रोफेसर / व्याख्याता 


( ii) ग . विभाग - वार स्टाफ की आवश्यकता - नैदानिक विभाग " शीर्षक के अंतर्गत 

अनुसूची - में कम संख्या ( 7) पर " नेत्र विज्ञान विभाग " शीर्षक के अंतर्गत एसोसिएट 
प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर / व्याख्याता के पद के सामने दी गई स्टाफ की 
अपेक्षित संख्या निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित की जाएगी : 


"2. 
3. 


एसोसिएट प्रोफेसर 
सहायक प्रोफेसर / व्याख्याता 


ग. विभाग - वार स्टाफ की आवश्यकता - नैदानिक विभाग " शीर्षक के अंतर्गत 
अनुसूची - में कम संख्या ( 8 ) पर " प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान विभाग " शीर्षक के 
अंतर्गत एसोसिएट प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर के पद के सामने दी गई स्टाफ 
की अपेक्षित संख्या निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित की जाएगी : 


" 2. 
___ 3. 


एसोसिएट प्रोफेसर 
सहायक प्रोफेसर 


( iv ) " ग. विभाग - वार स्टाफ की आवश्यकता - नैदानिक विभाग " शीर्षक के अंतर्गत 

अनुसूची - में कम संख्या (9 ) पर " रेडियो डायग्नोसिस विभाग " शीर्षक के अंतर्गत 
एसोसिएट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर और ट्यूटरों / प्रदर्शकों के पद के सामने दी 
गई स्टाफ की अपेक्षित संख्या निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित की जाएगी : 


" 2. एसोसिएट प्रोफेसर 
3. सहायक प्रोफेसर 
4 . ट्यूटर / प्रदर्शक 


“ ग . विभाग - वार स्टाफ की आवश्यकता - गैर - नैदानिक विभाग " शीर्षक के अंतर्गत 
अनुसूची - में कम संख्या (13) पर " दंत चिकित्सा विभाग " शीर्षक के अंतर्गत 
ट्यूटर / प्रदर्शक के पद के सामने दी गई स्टाफ की अपेक्षित संख्या " 1 " के स्थान पर 
" 3 " द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी 

डॉ . पी . प्रसन्नाराज , अपर सचिव 

[विज्ञापन - III/4/ 100 / 10 - असा.] 
पाद टिप्पणीः प्रधान विनियमावली नामतः प्रतिवर्ष एम. बी. बी. एस. में 150 दाखिलों के लिए न्यूनतम 

शर्ते विनियमावली, 1999 " भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की दिनांक 30 मार्च, 1999 की 
अधिसूचना संख्या 35 ( 1) / 1998 - मेड (ii ) के अंतर्गत दिनांक 29 अप्रैल , 1999 को 
भारत के गजट के भाग - III, धारा (4 ) में प्रकाशित की गई थी और इसे दिनांक 24 
जून 1999 के शुद्धिपत्र द्वारा संशोधित और दिनांक 20 अक्तूबर, 2008 , 8 जुलाई , 2009 , 
13 नवंबर , 2009, 18 जनवरी, 2010, 30 जनवरी, 2010 और 26 फरवरी, 2010 की 
अधिसूचना के अंतर्गत पुनः संशोधित किया गया था 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART 11I- SEC . 41 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 17th September , 2010 

No. MCI-34( 41)/ 2010 -Med ./29127.- In exercise of the powers 
conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act , 1956 ( 102 of 1956 ), 
the Medical Council of India with the previous sanction of the Central 
Government hereby makes the following regulations to further amend the 
“ Minimum Standard Requirements for 150 MBBS Admissions Annually 
Regulations, 1999 " namely : 


1. 


These regulations may be called the “ Minimum Standard Requirements 
for 150 MBBS Admissions Annually Regulations (Amendment), 2010 " . 


In the Minimum Standard Requirements for 150 MBBS Admissions 
Annually Regulations, 1999 , the following additions / modifications / 
deletions / substitutions, shall be further amended as under: 


3 . 


In Schedule I, Clause B . 1 . 1 under the heading General Remarks as 
amended vide notification dated 08 /07/2009, the first paragraph shall be 
substituted with the following : - 


“ A functional teaching hospital with 300 beds having a minimum of 60 % 
indoor bed occupancy shall be available at the time of submission of 
application to Medical Council of India , at the time of inception of the 
hospital by Medical Council of India and upto 2nd renewal of the medical 
college . There shall be minimum of 75 % bed occupancy at the time of 
inspection for third renewal and thereafter for subsequent renewals and 
recognition . " 


In Schedule I, Clause B . 1 .8 , as amended vide Notification dated 
13 . 11 .2009, shall be substituted with the following : - 


“ Indoor bed occupancy - Average occupancy of indoor beds shall be a 
minimum of 75 % per annum . " 


In Schedule I, Clause B . 1. 9 under the heading Clinical Departments in 
the Hospital - Requirement of beds and units shall be substituted as 
under : - 


“ The number of beds required for 150 admissions annually are 700 . 
They may be distributed for the purposes of clinical teaching as under 
namely : - 


( SP1 III - - QUE 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( i) 


MEDICINE AND ALLIED SPECIALTIES : 


Beds/units required 

150 / 6 


90 /3 


30 / 1 


1 . General Medicine 
2 . Paediatrics 
3 . Tuberculosis 

and 
Respiratory Diseases 
Dermatology, Venerealogy 

and Leprosy 
5. Psychiatry 

Total 


15 /1 


15/ 1 
300 


( ii) 


SURGERY AND ALLIED SPECIALTIES : 


1. General Surgery 
2 . Orthopaedics 
3 . Ophthalmology 
4 . Oto - Rhinolaryngology 

Total 


Beds/units required 

150 / 6 
90 / 3 
30 / 1 
30 / 1 
300 


(iii) OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY: 


Beds/units required 


1 . 


60 


Obstetrics 
2. Gynaecology 

Total 


40 
100 / 3 


( iv ) GRAND TOTAL 


700 ” 


6 (i ). 


In Schedule II, under the heading DEPARTMENTWISE STAFF 
REQUIREMENTS - NON -CLINICAL at Sl. No . (4 ) under the heading 
"DEPARTMENT OF PATHOLOGY , the staff strength required against the 
post of Assistant Professor and Tutors/Demonstrators shall be substituted as 
under : - 


" 3 . 

4 . 


Asstt. Prof. 
Tutors/Demonstrators 


( ii ). 


In Schedule II , under the heading “DEPARTMENTWISE STAFF 
REQUIREMENTS - NON -CLINICAL at Sl. No. ( 7 ) under the heading 
"DEPARTMENT OF FORENSIC MEDICINE , the Staff strength required 
against the post of Assistant Professor shall be substituted with “ l instead of 


2 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART IIESEC. 4 ] 


7 (i). In Schedule II , under the heading C . DEPARTMENTWISE STAFF 

REQUIREMENTS - CLINICAL DEPARTMENTS at Sl. No. (6 ) under the 
heading “DEPARTMENT OF OTO - RHINO - LARYNGOLOGY , the Staff 
strength required against the post of Associate Professor and Assistant 
Professor /Lecturer shall be substituted as under: - 


“ 2 . 
3 . 


Assoc . Prof. 
Asstt . Prof./Lecturer 


1” 


i 


( ii ). 


In Schedule II, under the heading C . DEPARTMENTWISE STAFF 
REQUIREMENTS - CLINICAL DEPARTMENTS ’ at Sl. No. ( 7 ) under the 
heading DEPARTMENT OF OPHTHALMOLOGY , the Staff strength 
required against the post of Associate Professor and Assistant 
Professor/Lecturer shall be substituted as under : - 


“ 2. 
3. 


Assoc . Prof. 
Asstt. Prof ./Lecturer 


( iii ). 


In Schedule II, under the heading C . DEPARTMENT WISE STAFF 
REQUIREMENTS - CLINICAL DEPARTMENTS at Sl. No. (8 ) under the 
heading DEPARTMENT OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY , the 
Staff strength required against the post of Associate Professor and Assistant 
Professor shall be substituted as under: - 


( iv ). 


“ 2 . Assoc. Prof. 

3 . Asstt . Prof . 
In Schedule II, under the heading C . DEPARTMENT WISE STAFF 
REQUIREMENTS - CLINICAL DEPARTMENTS at Sl. No. ( 9 ) under the 
heading DEPARTMENT OF RADIO -DIAGNOSIS , the Staff strength 
required against the post of Associate Professor, Assistant Professor and 
Tutors /Demonstrators shall be substituted as under: - 


3 . 


Assoc . Prof. 
Asstt . Prof. 
Tutors/Demonstrators 


( v ). In Schedule II , under the heading C . DEPARTMENT WISE STAFF 

REQUIREMENTS - CLINICAL DEPARTMENTS : at Sl. No. ( 13 ) under the 
heading “DEPARTMENT OF DENTISTRY , the Staff strength required 
against the post of Tutor/Demonstrators shall be substituted with “ 3 instead 
of 1 , 

Dr. P. PRASANNARAJ, Addl. Secy. 

[ADVT- I11/4 / 100 / 10 /Exty . ] 
Foot Note : The Principal Regulations namely, “ Minimum Requirements for 150 

MBBS Admissions Annually Regulations, 1999" were published in 
Part – III, Section (4 ) of the Gazette of India on the 29th April, 1999, 
vide Medical Council of India Notification No. 35 ( 1 )/ 1998 -Med . ( ii ) 
dated the 30th March , 1999 and amended vide corrigendum dated 24th 
June , 1999 and further amended vide Notification dated 20th October, 
2008 , 8th July , 2009 , 13th November , 2009, 18th January , 2010 , 30th 
January , 2010 and 26th February , 2010 . 


[ भाग III - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


me 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 17 सितम्बर , 2010 


सं. भा . आ . प . 34( 41) / 2010 - मेडि ./ 29127 . - भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम , 
1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, " प्रतिवर्ष एम. बी . बी . 
एस. में 200 दाखिलों के लिए न्यूनतम मानक शर्ते विनियमावली, 2010 " में पुनः संशोधन करने हेतु 
भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतदद्वारा निम्नलिखित विनियम 
बनाती है, नामतः - 


1 . ( i) इन विनियमों को " प्रतिवर्ष एम. बी. बी .एस. में 200 दाखिलों के लिए न्यूनतम मानक शर्ते 

विनियमावली, ( संशोधन) 2010 " कहा जाए । 
( ii ) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 


2. 


" प्रतिवर्ष एम.बी. बी .एस . में 200 दाखिलों के लिए न्यूनतम मानक शर्ते विनियमावली, 2010 " में 
किए गए निम्नलिखित परिवर्धनों / संशोधनों /विलोपों / प्रतिस्थापनों को निम्नलिखित रूप में 
दर्शाया जाएगा : 


" सामान्य अभ्युक्तियां " शीर्षक के अंतर्गत अनुसूची - 1, खण्ड ख. 1.1 में पहला पैराग्राफ 
निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा : 


" भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद को आवेदन करने के समय , भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद 
द्वारा किए जाने वाले अस्पताल के आरंभ के समय और मेडिकल कालेज के दूसरे 
नवीकरण तक न्यूनतम 60 प्रतिशत आकूपेंसी वाला 750 बिस्तरों का एक कार्यात्मक 
अध्यापन अस्पताल उपलब्ध होगा तीसरे नवीकरण हेतु और उत्तरवर्ती नवीकरणों तथा 
मान्यता हेतु निरीक्षण के समय न्यनूतम 75 प्रतिशत की बिस्तर आकूपेंसी होगी। " 


अनुसूची 1 में खण्ड ख 1.8 निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा : 


" इनडोर बिस्तर आकूपेंसी - इनडोर बिस्तरों की औसत आकूपेंसी न्यूनतम 75 प्रतिशत 
प्रतिवर्ष होगी " 


" अस्पताल में नैदानिक विभाग :- बिस्तरों और इकाइयों की आवश्यकता " शीर्षक के अंतर्गत 
अनुसूची - 1 में खण्ड ख . 1 .9 निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा : 


" प्रतिवर्ष 200 दाखिलों के लिए बिस्तरों की अपेक्षित संख्या 900 है और उनका वितरण 
निम्नलिखित रूप में किया जाएगा : 


(i ) 


मेडिसिन एवं संबद्ध विशेषज्ञताएं : 


___ 1. 


जनरल मेडिसिन 


अपेक्षित बिस्तरें / इकाईयां 

210 / 7 


4282 / 61 / 10 - 3 


· THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART III - SEC . 4 ] 


onAN 


बाल चिकित्सा 
तपेदिक एवं श्वसनी रोग 
त्वचा रोग रति रोग , कुष्ठ रोग 
मनश्चिकित्सा 


120 / 4 
30 / 1 
15 / 1 
15 / 1 


कुल 


390 / 14 


( ii ) 


शल्यचिकित्सा एवं संबद्ध विशेषताएं : 


अपेक्षित बिस्तरें / इकाईयां 


210 / 7 


सामान्य शल्यचिकित्सा 
अस्थिरोग विज्ञान 
नेत्ररोग विज्ञान 
आटो रॉयनोलैरेंजोलॉजी 


120 / 4 
40 / 2 
20 / 1 


कुल 


390 / 14 


(ii ) प्रसूति एवं स्त्रीरोग विज्ञानः 


1. 


अपेक्षित बिस्तरें / इकाईयां 

60 
40 


प्रसूति 
स्त्रीरोग विज्ञान 
शव - परीक्षा 


..ON: 


20 


कुल 


120 / 4 


( iv ) 


सकल जोड़ 


900 " 


6(i ) "विभाग - वार स्टाफ की आवश्यकता - गैर - नैदानिक " शीर्षक के अंतर्गत अनुसूची - में 

कम संख्या (4) पर “ रोग विज्ञान विभाग " शीर्षक के अंतर्गत सहायक प्रोफेसर और 
ट्यूटरों / प्रदर्शकों के पद के सामने दी गई स्टाफ की अपेक्षित संख्या निम्नलिखित रूप 
में प्रतिस्थापित की जाएगी : 


" 3 
4. 


सहायक प्रोफेसर 
ट्यूटर / प्रदर्शक 


6 " 


"विभाग - वार स्टाफ की आवश्यकता - गैर - नैदानिक विभाग " शीर्षक के अंतर्गत 
अनुसूची - में कम संख्या ( 7 ) पर " फोरेंसिक मेडिसिन विभाग " शीर्षक के अंतर्गत 
सहायक प्रोफेसर के पद के सामने दी गई स्टाफ की अपेक्षित संख्या "3 " के स्थान पर 
"2 " द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी 


7. (i) “ ग . विभाग - वार स्टाफ की आवश्यकता - नैदानिक विभाग " शीर्षक के अंतर्गत अनुसूची - में 

क्रम संख्या (6) पर " आटो रॉयनोलैरेंजोलॉजी विभाग " शीर्षक के अंतर्गत एसोसिएट 


[ भाग III - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


19 


प्रोफेसर / रीडर और सहायक प्रोफेसर / व्याख्याता के पद के सामने दी गई स्टाफ की अपेक्षित 
संख्या निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित की जाएगी : . 


" 2 . 
3. 


एसोसिएट प्रोफेसर / रीडर 
सहायक प्रोफेसर / व्याख्याता 


( ii ) ग . विभाग - वार स्टाफ की आवश्यकता - नैदानिक विभाग " शीर्षक के अंतर्गत अनुसूची - में 

कम संख्या (8) पर "प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान विभाग " शीर्षक के अंतर्गत एसोसिएट 
प्रोफेसर / रीडर और सहायक प्रोफेसर / व्याख्याता के पद के सामने दी गई स्टाफ की अपेक्षित 
संख्या निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित की जाएगी : 


" 2 . 
3 . 


एसोसिएट प्रोफेसर / रीडर 
सहायक प्रोफेसर / व्याख्याता 


( iii ) ग. विभाग - वार स्टाफ की आवश्यकता - नैदानिक विभाग " शीर्षक के अंतर्गत अनुसूची - में कम 

संख्या ( 9 ) पर " रेडियो डायग्नोसिस विभाग " शीर्षक के अंतर्गत एसोसिएट प्रोफेसर / रीडर , 
सहायक प्रोफेसर / व्याख्याता और ट्यूटर / रजिस्ट्रार / सीनियर रेजिडेंट के पद के सामने दी 
गई स्टाफ की अपेक्षित संख्या निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित की जाएगी : 


" 2. 


3. 


एसोसिएट प्रोफेसर / रीडर 
सहायक प्रोफेसर / व्याख्याता 
ट्यूटर / रजिस्ट्रार / सीनियर रेजिडेंट 


4. 


(iv) ग . विभाग - वार स्टाफ की आवश्यकता - नैदानिक विभाग " शीर्षक के अंतर्गत अनुसूची - में 

कम संख्या (13) पर " दंत चिकित्सा विभाग " शीर्षक के अंतर्गत एसोसिएट प्रोफेसर / रीडर , . 
सहायक प्रोफेसर / व्याख्याता और ट्यूटर / रजिस्ट्रार / सीनियर रेजिडेंट के पद के सामने दी 
गई स्टाफ की अपेक्षित संख्या निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित की जाएगी : 


. 


एसोसिएट प्रोफेसर / रीडर 
सहायक प्रोफेसर / व्याख्याता 
ट्यूटर / रजिस्ट्रार / सीनियर रेजिडेंट 


डॉ . पी . प्रसन्नाराज, अपर सचिव 
[विज्ञापन -III/4/100/10- असा .] . 


पाद टिप्पणीः प्रधान विनियमावली नामतः प्रतिवर्ष एम. बी. बी. एस. में 200 दाखिलों के लिए न्यूनतम 

मानक शर्ते विनियमावली, 2010 " भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की दिनांक 16 अप्रैल, 
2010 की अधिसूचना संख्या 35 ( 1) / 1998 - मेड (ii) / 3492 के अंतर्गत दिनांक 16 
अप्रैल, 2010 को भारत के गजट के भाग - III , धारा (4) में प्रकाशित की गई थी । 


[PART III — Sec . 4 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 17th September , 2010 


No . MCI-34 (41)/2010 -Med ./29127. - In exercise of the powers 
conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 ( 102 of 1956 ), 
the Medical Council of India with the previous sanction of the Central 
Government hereby makes the following regulations viz . “ Minimum Standard 
Requirements for 200 M . B .B . S . Admissions Annually Regulations, 2010 " : 


. 


( i ) 


These regulations may be cailed “ Minimum Standard 
Requirements for 200 M .B . B . S. Admissions Annually 
Regulations ( Amendment), 2010 ” . 
They shall come into force from the date of their publication in 
the Official Gazette . 


( ii ) 


In the Minimum Standard Requirements for 200 M .B . B . S . Admissions 
Annually Regulations, 2010 , the following additions / modifications / 
deletions / substitutions, shall be as indicated therein : 


In Schedule 1, Clause B . 1. 1 under the heading "GENERAL 
REMARKS , the first paragraph shall be substituted with the 
following : - 
“ A functional teaching hospital with 750 beds having a minimum of 60 % 
indoor bed occupancy shall be available at the time of submission of 
application to Medical Council of India , at the time of inception of the 
hospital by Medical Council of India and upto 2nd renewal of the medical 
college. There shall be minimum of 75 % bed occupancy at the time of 
inspection for third rinewal and thereafter for subsequent renewals and 
recognition .” 


In Schedule I, Clause B . 1. 8 shall be substituted with the following : - 


“ Indoor bed occupancy - Average occupancy of indoor beds shall be a 
minimum of 75 % per annum .“ 


In Schedule I , Clause B . 1. 9 under the heading Clinical Departments in 
the Hospital - Requiremeni of beds and units shall be substituted as 
under : - 


“ The number of beds required for 200 admissions annually are 900 and 
their distribution shall be as under : - 


[ YPT III — qug 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(i) 


MEDICINE AND ALLIED SPECIALTIES: 


Beds/ units required 

210 / 7 
120 /4 
30 / 1 


3 . 


and 


General Medicine 
2 . Paediatrics 

Tuberculosis 

Respiratory Diseases 
4 . Dermatology , Venerealogy 

and Leprosy 
5 . Psychiatry 

Total 


15 / 1 


15 / 1 
390 / 14 


(ii ) 


SURGERY AND ALLIED SPECIALTIES : 


1 . General Surgery 

Orthopaedics 

Ophthalmology 
4 . Oto -Rhinolaryngology 

Total 


Beds /units required 

210 / 7 
120 /4 
40 / 2 
20 / 1 
390 /14 


( iii ) OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY: 


Beds/units required 

60 


1. Obstetrics 
2 . Gynaecology 
3 . Postmortem 

Total 


40 


20 


120 /4 


( iv ) GRAND TOTAL 


900 " 


6 ( i ). 


In 


In Schedule II, under the heading "DEPARTMENTWISE STAFF 
REQUIREMENTS - NON -CLINICAL at Sl. No. (4 ) under the heading 
DEPARTMENT OF PATHOLOGY , the Staff strength required against the 
post of Assistant Professor and Tutors/ Demonstrators shall be substituted as 
under: - 
" 3 . Asstt. Prof. 
4 . Tutors/ Demonstrators 


In Schedule II , under the heading •DEPARTMENTWISE STAFF 
REQUIREMENTS - NON - CLINICAL at Sl. No. (7 ) under the heading 
DEPARTMENT OF FORENSIC MEDICINE , the Staff strength required 
against the post of Assistant Professor shall be substituted with “ 2 instead of 
* 3 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART III — SEC . 4 ] 


7 (i) . 


In Schedule II , under the heading C . DEPARTMENTWISE STAFF 
REQUIREMENTS - CLINICAL DEPARTMENTS at Sl. No. (6 ) under the 
heading DEPARTMENT OF OTO -RHINO - LARYGOLOGY , the Staff 
strength required against the post of Associate Professor/Reader and 
Assistant Professor/Lecturer shall be substituted as under: - 
52 . Assoc . Prof./Reader 
3 . Asstt. Prof. /Lecturer 

2 " 


(ii). 


In Schedule II, under the heading C . DEPARTMENTWISE STAFF 
REQUIREMENTS - CLINICAL DEPARTMENTS at Sl. No . ( 8 ) under the 
heading DEPARTMENT OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY , the 
Staff strength required against the post of Associate Professor/Reader and 
Assistant Professor/Lecturer shall be substituted as under : - 
“ 2 . Assoc . Prof. /Reader 
3 . Asstt . Prof. / Lecturer 


In Schedule II , under the heading C . DEPARTMENTWISE STAFF 
REQUIREMENTS - CLINICAL DEPARTMENTS at Sl. No. (9 ) under the 
heading DEPARTMENT OF RADIO - DIAGNOSIS , the Staff strength 
required against the post of Assoc. Prof. /Reader, Asstt . Prof./Lecturer and 
Tutors/Registrars / Senior Resident shall be substituted as under : - 


ثم با هم 


Assoc . Prof. /Reader 
Asstt . Prof./Lecturer 
Tutors/Registrars / Sr. Resident 


4 . 


4 " 


( iv ). 


In Schedule II, under the heading C . DEPARTMENTWISE STAFF 
REQUIREMENTS - CLINICAL DEPARTMENTS ’ at Sl. No . ( 13 ) under the 
heading “DEPARTMENT OF DENTISTRY , the Staff strength required 
against the post of Assoc . Prof./Reader , Asstt . Prof./Lecturer and 
Tutors /Registrars/Senior Resident shall be substituted as under: - 

Assoc . Prof./Reader 
Asstt. Prof. /Lecturer 
Tutors /Registrars/Sr. Resident 4 " 


ثم 
در 
حد 


Dr. P. PRASANNARAJ, Addl. Secy. 

[ADVT- I11/4 / 100 / 10 /Exty . ] 


Foot Note : 


The Principal Regulations namely , “ Minimum Standard Requirements 
for 200 M . B . B . S . Admissions Annually Regulations, 2010 " were 
published in Part III , Section 4 of the Gazette of India on 16th April , 
2010 vide Medical Council of India Notification No.35 ( 1) 98 . 
Med .( ii )/ 3492 , dated the 16th April, 2010 . 


[ भाग III - खण्ड 4 ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 17 सितम्बर , 2010 
सं . भा . आ. प . 34( 41 ) / 2010 - मेडि ./ 29127 . - भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 
1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, " प्रतिवर्ष एम. बी. बी. 
एस . में 250 दाखिलों के लिए न्यूनतम मानक शर्ते विनियमावली, 2010 " में पुनः संशोधन करने हेतु 
भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतदद्वारा निम्नलिखित विनियम 
बनाती है , नामतः - 


1. (i) इन विनियमों को " प्रतिवर्ष एम. बी . बी .एस . में 250 दाखिलों के लिए न्यूनतम मानक शर्ते 

विनियमावली, ( संशोधन) 2010 " कहा जाए । 
(ii ) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 


2. 


" प्रतिवर्ष एम. बी . बी . एस. में 250 दाखिलों के लिए न्यूनतम मानक शर्ते विनियमावली, 2010 " में 
किए गए निम्नलिखित परिवर्धनों / संशोधनों / विलोपों / प्रतिस्थापनों को निम्नलिखित रूप में 
दर्शाया जाएगा : 


“ सामान्य अभ्युक्तियां " शीर्षक के अंतर्गत अनुसूची - 1, खण्ड ख. 1.1 में पहला पैराग्राफ 
निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगाः 


" भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद को आवेदन करने के समय, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद 
द्वारा किए जाने वाले अस्पताल के आरंभ के समय और मेडिकल कालेज के दूसरे 
नवीकरण तक न्यूनतम 60 प्रतिशत आकूपेंसी वाला 750 बिस्तरों का एक कार्यात्मक 
अध्यापन अस्पताल उपलब्ध होगा तीसरे नवीकरण हेतु और उत्तरवर्ती नवीकरणों तथा 
मान्यता हेतु निरीक्षण के समय न्यनूतम 75 प्रतिशत की बिस्तर आकूपेंसी होगी " 


अनुसूची 1 में खण्ड ख 1.8 निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा : 


" इनडोर बिस्तर आकूपेंसी - इनडोर बिस्तरों की औसत आकूपेंसी न्यूनतम 75 प्रतिशत 
प्रतिवर्ष होगी " 


" अस्पताल में नैदानिक विभाग : - बिस्तरों और इकाइयों की आवश्यकता " शीर्षक के अंतर्गत 
अनुसूची - 1 में खण्ड ख. 1.9 निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा : 


" प्रतिवर्ष 250 दाखिलों के लिए बिस्तरों की अपेक्षित संख्या 1100 है और उनका वितरण 
निम्नलिखित रूप में किया जाएगा : 


(i) 


मेडिसिन एवं संबद्ध विशेषज्ञताएं : 


अपेक्षित बिस्तरें / इकाईयां 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III- _ SEC . 4 ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-No 


जनरल मेडिसिन 
बाल चिकित्सा 
तपेदिक एवं श्वसनी रोग 
त्वचा रोग , रति रोग, कुष्ठ रोग 
मनश्चिकित्सा 


240 / 8 
120 / 4 
50 / 2 
30 / 1 
30 / 1 


0 


कुल 


470 / 16 


( ii ) शल्यचिकित्सा एवं संबद्ध विशेषताएं : 


- 


सामान्य शल्यचिकित्सा 
अस्थिरोग विज्ञान 
नेत्ररोग विज्ञान 
आटो रॉयनोलैरेंजोलॉजी 


अपेक्षित बिस्तरें / इकाईयां 

240 / 8 
150 / 5 
60 / 2 
30 / 1 


ल 


कुल 


480 / 16 


(ii ) प्रसूति एवं स्त्रीरोग विज्ञान: 


अपेक्षित बिस्तरें / इकाईयां 


CON: 


प्रसूति 
स्त्रीरोग विज्ञान 
शव - परीक्षा 


60 


कुल 


150 / 5 


( iv ) 


सकल जोड़ 


1100 " 


6.(i) "विभाग - वार . स्टाफ की आवश्यकता - गैर - नैदानिक " शीर्षक के अंतर्गत अनुसूची - में 

कम संख्या (4) पर " रोग विज्ञान विभाग " शीर्षक के अंतर्गत सहायक प्रोफेसर और 
ट्यूटरों / प्रदर्शकों के पद के सामने दी गई स्टाफ की अपेक्षित संख्या निम्नलिखित रूप 
में प्रतिस्थापित की जाएगी : 


" 3 
4. 


सहायक प्रोफेसर 
ट्यूटर / प्रदर्शक 


(ii ) "विभाग - वार स्टाफ की आवश्यकता - गैर - नैदानिक विभाग " शीर्षक के अंतर्गत 

अनुसूची - में कम संख्या (7 ) पर " फोरेंसिक मेडिसिन विभाग " शीर्षक के अंतर्गत 
सहायक प्रोफेसर के पद के सामने दी गई स्टाफ की अपेक्षित संख्या " 3 " के स्थान पर 
"2 " द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी 


[ भाग II - खण्ड 4 ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
7. (i) "ग . विभाग – वार स्टाफ की आवश्यकता - नैदानिक विभाग " शीर्षक के अंतर्गत 

अनुसूची - में कम संख्या ( 2) ( ग ) पर " त्वचा रति रोग एवं कुष्ठ विभाग " शीर्षक 
के अंतर्गत एसोसिएट प्रोफेसर / रीडर , ट्यूटर / रजिस्ट्रार / सीनियर रेजिडेंट और 
जूनियर रेजिडेंट के पद के सामने दी गई स्टाफ की अपेक्षित संख्या निम्नलिखित 
रूप में प्रतिस्थापित की जाएगी : 


" 2. 


एसोसिएट प्रोफेसर / रीडर 
ट्यूटर / रजिस्ट्रार / सीनियर रेजिडेंट 
जूनियर रेजिडेंट 


5 . 


(ii) ग. विभाग - वार स्टाफ की आवश्यकता - नैदानिक विभाग " शीर्षक के अंतर्गत 

अनुसूची - में कम संख्या (2 ) ( घ) पर "मनश्चिकित्सा विज्ञान विभाग " शीर्षक के 
अंतर्गत एसोसिएट प्रोफेसर / रीडर, ट्यूटर / रजिस्ट्रार / सीनियर रेजिडेंट और 
जूनियर रेजिडेंट के पद के सामने दी गई स्टाफ की अपेक्षित संख्या निम्नलिखित 
रूप में प्रतिस्थापित की जाएगी : 


" 2. 
4. 
5 . 


एसोसिएट प्रोफेसर / रीडर 
ट्यूटर / रजिस्ट्रार / सीनियर रेजिडेंट 
जूनियर रेजिडेंट 


( ii ) ग . विभाग - वार स्टाफ की आवश्यकता - नैदानिक विभाग " शीर्षक के अंतर्गत 

अनुसूची - में कम संख्या (6 ) पर " आटो रॉयनोलैरेंजोलॉजी विभाग " शीर्षक के 
अंतर्गत एसोसिएट प्रोफेसर / रीडर और सहायक प्रोफेसर / व्याख्याता के पद के 
सामने दी गई स्टाफ की अपेक्षित संख्या निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित की 
जाएगी : 


" 2. 
3. 


एसोसिएट प्रोफेसर / रीडर 
सहायक प्रोफेसर / व्याख्याता 


2 " 


(iv ) ग . विभाग - वार स्टाफ की आवश्यकता - नैदानिक विभाग " शीर्षक के अंतर्गत 

अनुसूची - में कम संख्या ( 7 ) पर “ नेत्र रोग विज्ञान विभाग " शीर्षक के अंतर्गत 
एसोसिएट प्रोफेसर / रीडर के पद के सामने दी गई स्टाफ की अपेक्षित संख्या " 1 " 
के स्थान पर " 2 " द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी 


( v ) ग . विभाग - वार स्टाफ की आवश्यकता - नैदानिक विभाग " शीर्षक के अंतर्गत 

अनुसूची - में कम संख्या ( 8 ) पर " प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान विभाग " शीर्षक के 
अंतर्गत एसोसिएट प्रोफेसर / रीडर और सहायक प्रोफेसर / व्याख्याता के पद के 
सामने दी गई स्टाफ की अपेक्षित संख्या निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित की 
जाएगी : 


" 2. एसोसिएट प्रोफेसर / रीडर 


112354610 - 


• 


2b 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART III - SEC . 4 ] 


3. 


सहायक प्रोफेसर / व्याख्याता 


8 " 


( vi ) ग . विभाग - वार स्टाफ की आवश्यकता - नैदानिक विभाग " शीर्षक के अंतर्गत 

अनुसूची - में क्रम संख्या ( 9) पर " रेडियो डायग्नोसिस विभाग " शीर्षक के अंतर्गत 
एसोसिएट प्रोफेसर / रीडर और सहायक प्रोफेसर / व्याख्याता और ट्यूटर / रजिस्ट्रार 
के पद के सामने दी गई स्टाफ की अपेक्षित संख्या निम्नलिखित रूप में 
प्रतिस्थापित की जाएगी : 


एसोसिएट प्रोफेसर / रीडर 
सहायक प्रोफेसर / व्याख्याता 
ट्यूटर / रजिस्ट्रार 


5. सीनियर रेजिडेंट 
( vii ) ग . विभाग - वार स्टाफ की आवश्यकता - नैदानिक विभाग " शीर्षक के अंतर्गत 

अनुसूची - में कम संख्या (13) पर " दंत चिकित्सा विभाग " शीर्षक के अंतर्गत 
एसोसिएट प्रोफेसर / रीडर , सहायक प्रोफेसर / व्याख्याता और 
ट्यूटर / रजिस्ट्रार / सीनियर रेजिडेंट के पद के सामने दी गई स्टाफ की अपेक्षित 
संख्या निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित की जाएगी : 


" 2 . 


एसोसिएट प्रोफेसर / रीडर 
सहायक प्रोफेसर / व्याख्याता 
ट्यूटर / रजिस्ट्रार / सीनियर रेजिडेंट 


5 " 


डॉ. पी . प्रसन्नाराज , अपर सचिव 

[ विज्ञापन - III / 4 /100/10 - असा.] 
पाद टिप्पणी: प्रधान विनियमावली नामतः प्रतिवर्ष एम. बी . बी .एस. में 250 दाखिलों के लिए न्यूनतम 

मानक शर्ते विनियमावली, 2010 " भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की दिनांक 16 अप्रैल , 
2010 की अधिसूचना संख्या 35 (1 ) / 1998 - मेड ( ii ) / 3492 के अंतर्गत दिनांक 16 
अप्रैल , 2010 को भारत के गजट के भाग - III , धारा (4 ) में प्रकाशित की गई थी । 


[ ATT III — Que 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 17th September , 2010 

No . MCI- 34 (41) /2010 -Med ./29127 . n exercise of the powers 
conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 ( 102 of 1956 ), 
the Medical Council of India with the previous sanction of the Central 
Government hereby makes the following regulations viz . " Minimum Standard 
Requirements for 250 M . B . B . S . Admissions Annually Regulations, 2010 " : 


These regulations may be called “ Minimum Standard 
Requirements for 250 M . B . B .S . Admissions Annually 
Regulations ( Amendment) , 2010 " . 
They shall come into force from the date of their publication in 
the Official Gazette . 


(ii) 


2 . 


In the Minimum Standard Requirements for 250 M . B . B . S . Admissions 
Annually Regulations , 2010 , the following additions / modifications / 
deletions / substitutions, shall be as indicated therein : 


In Schedule 1, Clause B . 1.1 under the heading "GENERAL 
REMARKS , the first paragraph shall be substituted with the 
following: - 
“ A functional teaching hospital with 750 beds having a minimum of 60 % 
indoor bed occupancy shall be available at the time of submission of 
application to Medical Council of India , at the time of inception of the 
hospital by Medical Council of India and upto 2nd renewal of the medical 
college . There shall be minimum of 75 % bed occupancy at the time of 
inspection for third renewal and thereafter for subsequent renewals and 
recognition ." 


4 . 


In Schedule I , Clause B . 1. 8 shall be substituted with the following : - 


“ Indoor bed occupancy – Average occupancy of indoor beds shall be a 
minimum of 75 % per annum ." 


5 . 


In Schedule I, Clause B .1. 9 under the heading Clinical Departments in 
the Hospital - Requirement of beds and units shall be substituted as 
under : - 


" The number of beds required for 250 admissions annually are 1100 and 
their distribution shall be as under : - 


i 


llni til? - 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


( PART III Sec . 41 


(i) 


MEDICINE AND ALLIED SPECIALTIES : 


Beds /units required 

240 /8 
120 / 4 
50 / 2 


1. General Medicine 
2 . Paediatrics 
3. Tuberculosis 

and 
Respiratory Diseases 
4 . Dermatology, Venerealogy 

and Leprosy 
5 . Psychiatry 

Total 


30 / 1 


30 / 1 
470 / 16 


( ii ) 


SURGERY AND ALLIED SPECIALTIES : 


1 . General Surgery 
2 . Orthopaedics 
3 . Ophthalmology 
4 . Oto - Rhinolaryngology 

Total 


Beds/units required 

240 / 8 
150 / 5 
60 / 2 

30 / 1 
480 / 16 


(iii) OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY: 


Beds/units required 

70 


60 


1 . Obstetrics 
2 . Gynaecology 
3. Postmortem 

Total 


20 
150 / 5 


( iv ) GRAND TOTAL 


1100 ” 


6 (i ) . 


In Schedule II, under the heading “DEPARTMENTWISE STAFF 
REQUIREMENTS - NON -CLINICAL at Sl. No. ( 4 ) under the heading 
" DEPARTMENT OF PATHOLOGY , the Staff strength required against the 
post of Assistant Professor and Tutors / Demonstrators shall be substituted as 
under: - 
" 3 . Asstt . Prof. 
4 . Tutors/ Demonstrators 


( ii) . 


In Schedule II , under the heading “DEPARTMENTWISE STAFF 
REQUIREMENTS - NON -CLINICAL at Sl. No. (7 ) under the heading 
*DEPARTMENT OF FORENSIC MEDICINE , the Staff strength required 
against the post of Assistant Professor shall be substituted with "2 " instead of 


* 3 . 


[ YTT III — QUE 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


7 (i). 


In Schedule II, under the heading C . DEPARTMENTWISE STAFF 
REQUIREMENTS - CLINICAL DEPARTMENTS at Sl. No . (2 )( c ) under 
the heading DERMATOLOGY VENEREOLOGY & LEPROSY , the Staff 
strength required against the post of Associate Professor/ Reader , 
Tutor/Registrar/ Sr. Resident and Junior Residents shall be substituted as 
under: - 


" 2 . 


Assoc . Prof./Reader 
Tutor/Registrar/ Sr. Resident 
Junior Residents 


2 


( ii ). 


In Schedule II, under the heading " C . DEPARTMENTWISE STAFF 
REQUIREMENTS - CLINICAL DEPARTMENTS ’ at Sl. No . ( 2 )(d ) under 
the heading “ PSYCHIATRY ’, the Staff strength required against the post of 
Associate Professor/Reader, Tutor/Registrar/ Senior Resident and Junior 
Residents shall be substituted as under : - 


“ 2 . 


Assoc. Prof./Reader 
Tutor/Registrar/Sr. Resident 
Junior Residents 


( iii ). in Schedule II, under the heading C . DEPARTMENTWISE STAFF 

REQUIREMENTS - CLINICAL DEPARTMENTS ’ at Sl. No . (6 ) under the 
heading DEPARTMENT OF OTO -RHINO -LARYGOLOGY , the Staff 
strength required against the post of Associate Professor/ Reader and 
Assistant Professor/Lecturer shall be substituted as under : - 


“ 2 . 

3 . 


Assoc. Prof. /Reader 
Asstt . Prof. /Lecturer 


( iv ) . 


In Schedule II, under the heading C . DEPARTMENTWISE STAFF 
REQUIREMENTS - CLINICAL DEPARTMENTS at Sl. No. ( 7 ) under the 
heading “DEPARTMENT OF OPHTHALMOLOGY , the Staff strength 
required against the post of Associate Professor/Reader shall be substituted 
with 2 instead of ‘ l . 


( v ). 


In Schedule II , under the heading * C . DEPARTMENTWISE STAFF 
REQUIREMENTS - CLINICAL DEPARTMENTS at Sl. No . (8 ) under the 
heading “DEPARTMENT OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY ’ , the 
Staff strength required against the post of Associate Professor/Reader and 
Assistant Professor/Lecturer shall be substituted as under : - 

Assoc. Prof. /Reader 
Asstt . Prof. /Lecturer 


“ 2 . 


0 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART III - SEC. 4 ] 


( vi ). In Schedule II . under the heading C . DEPARTMENTWISE STAFF 

REQUIREMENTS - CLINICAL DEPARTMENTS at Sl. No. (9 ) under the 
heading DEPARTMENT OF RADIO -DIAGNOSIS , the Staff strength 
required against the post of Assoc . Prof./ Reader, Asstt . Prof ./ Lecturer and 
Tutors /Registrars shall be substituted as under : - 


2 


ثم بیا د 


Assoc . Prof./Reader 
Asstt . Prof./ Lecturer 
Tutors /Registrars 7 
Sr. Residents 


۲ 


. 


( vii ). In Schedule II , under the heading C . DEPARTMENTWISE STAFF 

REQUIREMENTS - CLINICAL DEPARTMENTS at Sl. No. ( 13 ) under the 
heading "DEPARTMENT OF DENTISTRY , the Staff strength required 
against the post of Assoc . Prof ./ Reader, Asstt . Prof ./ Lecturer , 
Tutors/Registrars and Senior Residents shall be substituted as under: - 


Assoc. Prof./Reader 
Asstt . Prof./Lecturer 
Tutors/Registrars , 
Sr. Residents 


Dr. P. PRASANNARAJ , Addl . Secy . 

[ ADVT-III/ 4/100/10/ Exty. ] 


Foot Note : 


The Principal Regulations namely , “ Minimum Standard Requirements 
for 250 M .B . B .S . Admissions Annually Regulations, 2010 " were 
published in Part III , Section 4 of the Gazette of India on 16 " April , 
2010 vide Medical Council of India Notification No .35 ( 1 )98 
Med.( ii )/ 3492, dated the 16 " April , 2010 . 


__ अधिसूचना 

नई दिल्ली , 17 सितम्बर , 2010 
सं . भा . आ .प. 34 ( 41) / 2010 - मेडि ./ 29127. - भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम , 1956 
( 1956 का 102 ) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, भारतीय आयुर्विज्ञान 
परिषद्, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से "चिकित्सा संस्थानों में अध्यापकों की न्यूनतम शैक्षिक 
योग्यता विनियमावली, 1998 " में पुनः संशोधन करने हेतु एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है , 
नामत: 
1. (i) इन विनियमों को "चिकित्सा संस्थानों में अध्यापकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विनियमावली, 

( संशोधन), 2010 " कहा जाए । 
व सरकारा गजट में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 
" चिकित्सा संस्थानों में अध्यापकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विनियमावली, 1998 में 
अनुसूची - में दिनांक 16.03.2005 की अधिसूचना के अंतर्गत पैराग्राफ 1 के पश्चात् खण्ड " 
क " जोड़ा गया था पैराग्राफ का अंतिम शब्द अर्थात् " 65 वर्ष होगी ” को निम्नलिखित रूप में 
प्रतिस्थापित किया जाएगा : 


" 70 वर्ष होगी। " 


डॉ . पी . प्रसन्नाराज , अपर साचव 
[ विज्ञापन -III /4/ 100/ 10 - असा.] 


[ भाग III - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3I 


पाव टिप्पणीः प्रधान विनियमावली नामतः " चिकित्सा संस्थानों में अध्यापकों की न्यूनतम शैक्षिक 

योग्यता विनियमावली, 1998 " दिनांक 5 दिसम्बर 1998 को भारत के गजट के भाग - III , धारा 
4 में प्रकाशित की गई थी और इसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की दिनांक 16.03 .2005 , 21. 07 
2009, 28. 10 . 2009 और 15 .12. 2009 की अधिसूचना के अंतर्गत संशोधित किया गया था । 


NOTIFICATION 

New Delhi , the 17th September , 2010 
No. MCI-34 (41y/2010 -Med . /29127. - In exercise of the powers conferred 
by Section 33 of the Indian Medical Council Act , 1956 ( 102 of 1956 ), the Medical 
Council of India with the previous sanction of the Central Government, hereby makes 
the following Regulations to further amend the “ Minimum Qualifications for 
Teachers in Medical Institutions Regulations 1998 ", namely: - 


1 : 


(i ) 


These Regulations may be called the “ Minimum Qualifications for 
Teachers in Medical Institutions ( Amendment ) Regulations, 2010 " . 
They shall come into force from the date of their publication in the 
Official Gazette. 


In the “ Minimum Qualification for Teachers in Medical Institutions 
Regulations, 1998 ” , in SCHEDULE - I clause ‘ 1A was inserted after paragraph 
1 , vide notification dated 16 /03 /2005 . The last words of the paragraph i .e . 
“ shall be 65 years. ” , shall be amended as under : - 


“ shall be 70 years . ” 

Dr. P. PRASANNARAJ, Addl. Secy . 

[ ADVT-III/ 4/100/10/ Exty . ] 
Foot Note : The Principal Regulations namely , “ Minimum Qualifications for 

Teachers in Medical Institutions Regulations 1998 " were published in 
Part - III , Section (4 ) of the Gazette of India on the 5th December, 
1998 , and amended vide MCI notification dated 16 / 03/ 2005, dated 
21/ 07/ 2009 , dated 28/ 10 / 2009 and dated 15/ 12/ 2009 . 

__ अधिसूचना 

नई दिल्ली, 17 सितम्बर , 2010 

सं. भा . आ . प. 34( 41) / 2009 - मेडि . / 29127. - भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद 
अधिनियम , 1956 (1956 का 102 ) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, अध्ययन 
या प्रशिक्षण का कोई नया या उच्चतर पाठ्यकम ( अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम 
सहित ) खोलना और अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम ( अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर 
पाठ्यक्रम सहित ) में प्रवेश क्षमता बढ़ाना विनियमावली, 2000 में पुनः संशोधन करने हेतु, भारतीय 
आयुर्विज्ञान परिषद्, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है , 
नामतः - 


1. (i ) इन विनियमों को अध्ययन या प्रशिक्षण का कोई नया या उच्चतर पाठ्यक्रम ( अध्ययन या 

प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित ) खोलना और अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी 
पाठ्यक्रम ( अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यकम सहित ) में प्रवेश क्षमता बढ़ाना 
( संशोधन) विनियमावली ( संशोधन ), 2010 कहा जाए 


32 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(l ART III — SEC . 4 ] 


(ii ) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे । 


अध्ययन या प्रशिक्षण का कोई नया या उच्चतर पाठ्यक्रम ( अध्ययन या प्रशिक्षण के 
स्नातकोत्तर पाठ्यकम सहित ) खोलना और अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम 
( अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित ) में प्रवेश क्षमता बढ़ाना विनियमावली, 
2000 में निम्नलिखित परिवर्धन / संशोधन / विलोप / प्रतिस्थापन दर्शाए जाएंगे : 


"मौजूदा मेडिकल कालेजों / संस्थानों में अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम ( अध्ययन या 
प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यकम सहित ) में प्रवेश क्षमता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की 
अनुमति की योजना " शीर्षक के अंतर्गत भाग - में दिनाक 09 .12. 2009 की अधिसूचना के 
अंतर्गत यथा संशोधित खण्ड 6 निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा : 


"6 . एमबीबीएस पाठ्यकम में दाखिलों की अधिकतम संख्या प्रतिवर्ष 250 से अधिक नहीं 
होगी बशर्ते कि 200 / 250 की वार्षिक प्रवेश क्षमता की ऊपरी सीमा निर्धारित करने के लिए 
पात्रता मापदण्ड निम्नलिखित होगा : 


( क ) 


200 छात्रों की वार्षिक प्रवेश क्षमता के लिए 


अध्यापन बिस्तरों की संख्या कम से कम 900 और कम से कम 10 वर्ष की स्टैंडिंग. 


प्रतिदिन ओपीडी की संख्या कम से कम 2000 . 


(ii) बिस्तरों की आकूपेंसी : औसत कम से कम 75 प्रतिशत. 
( iv ) अस्पताल एकात्मक होना चाहिए. 


( क ) 


250 छात्रों की वार्षिक प्रवेश क्षमता के लिए 


( i) 


अध्यापन बिस्तरों की संख्या कम से कम 1100 और कम से कम 10 वर्ष की स्टैंडिंग . 


(ii ) 


प्रतिदिन ओपीडी की संख्या कम से कम 3000. 


(iii) बिस्तरों की आकूपेंसी : औसत कम से कम 75 प्रतिशत. 


(iv) 


अस्पताल एकात्मक होना चाहिए. 


डॉ . पी . प्रसन्नाराज , अपर सचिव 

[ विज्ञापन - III/ 4/ 100 / 10 - असा. ] 
पाद टिप्पणीः प्रधान विनियमावली नामतः अध्ययन या प्रशिक्षण का कोई नया या उच्चतर पाठ्यक्रम 

( अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित ) खोलना और अध्ययन या 
प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम ( अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित ) में 
प्रवेश क्षमता बढ़ाना विनियमावली, 2000 भारत के गजट के भाग - III , धारा ( 4) में 
भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की दिनांक 14 अगस्त , 2000 की अधिसूचना संख्या 34 
( 41 ) / 2000 - मेडि . के अंतर्गत दिनांक 7 अक्तूबर, 2000 को प्रकाशित की गई थी और 
इसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की दिनांक 22 मार्च, 2005, 29 जुलाई, 2009, 23 
सितम्बर , 2009 और 9 दिसम्बर 2009 की अधिसूचना के अंतर्गत संशोधित किया गया 
था । 


( 4mq ue 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


- 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 17th September, 2010 
No. MCI-34 ( 41) / 2009 -Med ./29127. - In exercise of the powers conferred 
by Section 33 of the Indian Medical Council Act ,1956 ( 102 of 1956 ), the 
Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government 
hereby makes the following regulations to further amend “ The Opening of a 
New or Higher Course of Study or Training ( including Postgraduate Course of 
Study or Training) and increase of Admission Capacity in any Course of Study 
or Training ( including a Postgraduate course of Study or Training ) Regulations, 
2000 " namely : 
1 (i) These regulations may be called " The Opening of a New or 
Higher Course of Study or Training ( including Postgraduate Course of Study or 
Training ) and increase of Admission Capacity in any Course of Study or 
Training (including a Postgraduate course of Study or Training ) ( Amendment) 
Regulations, 2010 . 


( ii ) They shall come into force from the date of their publication in the 
Official Gazette . 
2 . In “ The Opening of a New or Higher Course of Study or Training 
( including Postgraduate Course of Study or Training ) and increase of 
Admission Capacity in any Course of Study or Training (including a 
Postgraduate course of Study or Training ) Regulations, 2000 “ , the following 
additions/modifications/ deletions/ substitutions shall be as indicated therein : 


3 . In Part II under the heading “ Scheme for permission of the Central 
Govt. to increase the admission capacity in any course of study or training 
( including postgraduate course of study or training ) in the existing medical 
college / institutions " , clause 6 as amended vide notification dated 9 . 12 .2009 
shall be substituted as under: 


“ 6 . The maximum number of admissions in MBBS course shall not 
exceed 250 annually provided that the eligibility criteria for fixing upper 
ceiling of annual intake to 200 /250 admissions annually shall be as 
under: 


(a ) For annual intake capacity of 200 
(i) Number of teaching beds not less than 900 with standing of not 

less than 10 years. 
( ii ) OPD strength per day not less than 2000 
( iii ) Bed occupancy : Average not less than 75 % 
( iv ) The hospital must be unitary . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part III — SEC . 4 ] 


( b ) For annual intake capacity of 250 
(i) Number of teaching beds not less than 1100 with standing of not 

less than 10 years . 
( ii ) OPD strength per day not less than 3000 
( iii ) Bed occupancy : Average not less than 75 % 
( iv ) The hospitalmust be unitary . 


Dr. P. PRASANNARAJ, Addl. Secy . 

[ADVT- 111/4/ 100 / 10 /Exty .} 


Foot Note : 


The Principal Regulations namely , “ The Opening of a New or 
Higher Course of Study or Training ( including Postgraduate 
Course of Study or Training ) and increase of Admission Capacity 
in any Course of Study or Training ( including a Postgraduate 
course of Study or Training) Regulations , 2000 “ were published in 
Part III , Section 4 of the Gazette of India on 7th October vide Medical 
Council of India Notification No. 34 (41)/ 2000 -Med , dated the 14th 
August , 2000 and amended vide Medical Council of India Notification 
dated 22nd March , 2005, 29th July , 2009 and 23rd September , 2009 and 
9th December, 2009. 


Printed by the Manager , Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


